सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 श्रावण , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 677 राँची, बुधवार , 


21 अगस्त , 2019 ( ई ० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 


19 अगस्त , 

2019 


संख्या- 01 / माडा-22/ 2018 नवि आ०-3487-- झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार , धनबाद 
के कर्मियों की स्वैच्छिक सेवानिवृति अथवा शहरी स्थानीय निकायों में समायोजन/ स्थानान्तरण तथा 
झमाडा की भूमि नगर निगम को हस्तांतरण किये जाने की अनुशंसा उपलब्ध कराने हेतु निम्नवत 
समिति का गठन किया जाता है : 


i . 


अध्यक्ष 


ii. 


सदस्य 


iii. 


सदस्य 


उपायुक्त , धनबाद 
झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार , धनबाद के प्रतिनिधि 
धनबाद नगर निगम के प्रतिनिधि 
चास नगर निगम के प्रतिनिधि 
गिरिडीह नगर निगम के प्रतिनिधि 
चिरकुण्डा नगर परिषद के प्रतिनिधि 


iv . 


सदस्य 


V. 


सदस्य 


vi . 


सदस्य 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 21 अगस्त , 2019 
2 . उपर्युक्त गठित समिति झमाडा, धनबाद की भूमि को पी ० पी ० पी ० मोड पर विकसित करने तथा 
शहरों के अंदर की भूमि आवश्यकतानुसार नगर निकायों को हस्तांतरित करने के संबंध में विभाग को 
अनुशंसा समर्पित करेगी । 


3 . 


उपर्युक्त समिति झमाडा कर्मियों को स्वैच्छिक सेवानिवृति देने अथवा उन्हें शहरी स्थानीय 
निकायों में स्थानान्तरण / समायोजन किये जाने पर अपनी अनुशंसा विभाग को समर्पित करेगी। 

प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। 


4 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


चन्दन कुमार, 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 677 -- 50 


